रजिस्ट्री सं . डी.एल.- 33004/99 


सं . 2592 ] 
No. 2592 ] 


- 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


yeyjar 

P 


सत्यमेव जयते 

का 


सी . जी . डी . एल . अ . - 14062022-236578 

- 


4011 GI / 2022 


CG - DL - E - 14062022-236578 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


भाग II– खण्ड 3 – उप खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGD . No. D. L. -33004/99 


नई दिल्ली , मंगलवार , जून 14 , 2022 / ज्येष्ठ 24 , 1944 

NEW DELHI , TUESDAY , JUNE 14 , 2022 / JYAISHTHA 24 , 1944 


पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 14 जून , 2022 

का.आ. 2720 ( अ ) . – केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का 
अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के 
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की नीचे दी गई अनुसूची में यथा- उल्लिखित तारीखों एवम का.आ. संख्या द्वारा उन 
अधिसूचनाओं से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग का अधिकार का अर्जन किया था । 


और केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
उक्त भूमियों में सभी विल्लंगमों से मुक्त उपयोग का अधिकार हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित किया 

गया था । 


और सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्र सरकार को रिपोर्ट दी है कि राजस्थान राज्य में उक्त अनुसूची अनुसार बाडमेर 
पालनपुर पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है , अतः उस भूमि के बारे में जिसका संक्षिप्त विवरण इस अधिसूचना से संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है , ऐसे प्रचालन को राजस्थान राज्य में समाप्त किया जाए । 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार , पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) 
नियम , 1963 के नियम 4 के स्पष्टीकरण -1 के अधीन केंद्र सरकार एतद्द्वारा उन तारीखों को जिन पर यह अधिसूचना भारत 
के राजपत्र में प्रकाशित होती है , आरओयू में " प्रचालन की समाप्ति " की तारीख के रूप में घोषित की जाती है , राजस्थान 


( 1 ) 


2 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

राज्य के बाड़मेर जिले की पचपदरा एवं सिन्धरी एवं जालौर जिले की सायला , बगोड़ा , भीनमाल एवं रानीवाड़ा तहसील के 
नीचे वर्णित गांवों में । 


क्रम 

सं . 

1 


1 


2 


3 


5 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


6 ( 1 ) अधिसूचना 
का . आ . नं . व दिनांक 

2 


73 ( 3 ) . 5-01 2021 


2543 ( 3 ) . 18-06-2021 


4477 ( 3 ) . 26-10-2021 


71 ( 3 ) . 5-01-2021 


2542 ( 3 ) . 18-06-2021 


4478 ( T ) . 26-10-2021 


403 ( ³ ) . 22 -01 2021 


4479 ( ³ ) . 26-10-2021 


72 ( 3T ) . 5-01 2021 


4480 ( ³T ) . 26 -10- 2021 

70 ( ³ ) . 5 -01 2021 


अनुसूची 


गाँव का नाम 

3 
साजियाली रूपजी कंठवाडा 

चंपाबेरी 

गोपडी 

सांभरा 

वेदरलाई 

मंडापुरा 

खेड 


कलावा 

तिलवाडा 

मेवानगर 

वरिया वरेचा 

वरिया तगजी 

बरिया भगजी 

कालूडी 

पनोतरी नाडी 

घांचीडा 

उंचीया 


धनवा 

दाखां 


जूनामीठा खेडा 

गोलियाभाटा 

गोलियामहेचान 


साजनपुरा 

तेजाकीबेरी 


सांगाणा 

आंकवा 

आलवाडा 

दूधवा 

सुराणा 

हरमू 

पुनराऊ 

देताकलां 

कोमता 


अरणु 

जेतु 

वागावास 


जंजाणी 

निम्बावास 


जिला 

4 

6 

5 
पचपदरा बाडमेर राजस्थान 


तहसील 


राज्य 


सिंणधरी बाडमेर राजस्थान 


सायला जालोर राजस्थान 


बागोडा जालोर राजस्थान 


भीनमाल 


जालोर राजस्थान 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


क्रम 
सं . 


6 


6 ( 1 ) अधिसूचना 

का . आ . नं . व दिनांक 


2537 ( ³ ) . 18-06-2021 


74 ( 3 ) . 5-01 2021 


2538 ( अ ) . 18-06-2021 


4481 ( अ ) . 26-10-2021 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


निम्बोडा 

भागलभीम 


धनवाडा 

रोपसी 


वणधर 

बरेठा 


सिलासन 

पादावी 

मेडा 

दुधवद 


गाँव का नाम 


रानीवाडाकलां 

सेवाडिया 

सिंघावास 

जोडावास 

जाखडी 
धानोल 


तहसील जिला राज्य 


रानीवाडा 


जालोर राजस्थान 


MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 


3 


[ फा . सं . आर- 11025 ( 15 ) / 11 / 2020 - ओआर -1 / ई -34574 ] 
पी . सोमाकुमार , अवर सचिव 


NOTIFICATION 

New Delhi , the 14th June , 2022 

S.O. 2720 ( E ) . – Whereas , by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and 
Natural Gas , S.O. Nos . and dates as mentioned in below Schedule issued under Sub - section ( i ) of Section 6 , Petroleum 
and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
acquired the Right of User in the said lands specified in the schedule appended to those notifications . 


And whereas , in exercise of power conferred by Sub - section ( 4 ) of Section 6 of the said Act , the Central 
Government vested the right of user in the lands free from all encumbrances in the Hindustan Petroleum Corporation 
Limited . 


And whereas , the Competent Authority has made a report to the Central Government that the pipeline has 
been laid in the said lands and hence the operation may be terminated for Barmer to Palanpur finished product 
pipeline in the state of Rajasthan in respect of the said land which in brief are specified in the Schedule annexed to this 
Notification . 


Now , therefore , as required under Explanation 1 of Rule 4 of the Petroleum and Minerals Pipeline 
Acquisition of Right of User in Land ) Rules , 1963 , the Central Government hereby declare the date on which this 
notification is published in the Gazette of India as the date of " Termination of Operation " in ROU in the villages 
mentioned below in Tehsil : Pachpadra and Sindhari of District : Barmer and Tehsil : Sayla , Bagoda , Bhinmal and 
Raniwada of District : Jalore in the State of Rajasthan . 


4 


SI . 

No. 

1 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


6 ( 1 ) NOTIFICATION S.O. 
NO . AND DATE 

2 


73 ( E ) . 5 -01 2021 


2543 ( E ) . 18 -06-2021 


4477 ( E ) . 26 -10- 2021 


71 ( E ) . 5 -01 2021 


2542 ( E ) . 18-06-2021 


4478 ( E ) . 26 -10- 2021 


403 ( E ) . 22 -01 2021 


4479 ( E ) . 26 -10- 2021 


72 ( E ) . 05 -01 2021 
4480 ( E ) . 26 -10- 2021 


70 ( E ) . 5-01 2021 


2537 ( E ) . 18 -06- 2021 


74 ( E ) . 5-01 2021 


SCHEDULE 


NAME OF THE 
VILLAGE 

3 


Sajiyali Roopji 

Kanthwada 

Champa Beri 

Gopadi 

Sambhra 

Vedarlai 

Mandapura 

Khed 

Kalawa 

Tilwada 


Mewa Nagar 

Variya Varecha 


Variya Tagji 

Variya Bhagji 

Kaludi 

Panotari Nadi 

Ghanchida 

Uchiya 

Dhanwa 

Dankha 

Joona Mitha Kheda 


Goliya Bhata 

Goliya Mahechan 


Sajanpura 

Teja ki Beri 


Sangana 

Akwa 

Alwada 

Doodhwa 

Surana 

Harmoo 

Punrau 


Deta Kala 


Komta 

Arnu 

Jetu 

Vagawas 

Jhujhan 

Nimbawas 

Nimboda 

bhagalbhim 

Dhanwada 


Ropsi 

Vandhar 


TEHSIL 


4 


Pachpadra 


Sindhari 


Sayla 


Bagoda 


Bhinmal 


DISTRICT 


5 


Barmer 


Barmer 


Jalore 


Jalore 


[ PART II SEC . 3 ( ii ) ] 


Jalore 


STATE 


6 


Rajasthan 


Rajasthan 


Rajasthan 


Rajasthan 


Rajasthan 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


SI . 

No. 


6 ( 1 ) NOTIFICATION S.O. 
NO . AND DATE 

2538 ( E ) . 18 -06-2021 


4481 ( E ) . 26-10-2021 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NAME OF THE 

VILLAGE 

Baretha 

Silasan 

Padavi 

Meda 

Doodhwat 

Raniwada kalan 

Sewadiya 

Singawas 

Jodwas 

Jakhadi 

Dhanol 


TEHSIL 


Raniwada 


DISTRICT 


Jalore 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


STATE 


Digitally signed by 

MANOJ KUMAR MANOJ KUMAR VERMA 
VERMA 

Date : 2022.06.14 22:28:02 
+05 : 30 


Rajasthan 


[ F. No.R - 11025 ( 15 ) / 11 / 2020 - OR - 1 / E - 34574 ] 
P. SOMAKUMAR , Under Secy . 


5 


